निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 फाल्गुन 1935 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 28 फरवरी 2014 


( सं० पटना 230 ) 


सं0 3 / एफ -01-24/ 2008 / 1966 / विo 

वित्त विभाग 


शुद्धि पत्र 

26 फरवरी 2014 
विषयः — सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय /निदेशालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों को व्यावहारिक सुविधाएं 

उपलब्ध कराने हेतु स्पष्टीकरण के संबंध के संबंध में । 

लिपिकीय भूल के कारण वित्त विभागीय संकल्प में संख्या 1510 दिनांक - 13 .02 . 2014 के स्थान 
पर संकल्प सं0 1510 दिनांक - 13. 02 . 13 अंकित हो गया है। इसे सुधार कर संकल्प सं0 1510 
दिनांक - 13 .02 . 2014 पढ़ा जाय । 
( ii) शेष यथावत रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस, 
सचिव ( संसाधन)। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 230 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


